निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 169 ) 


5 वैशाख 1934 ( श0 ) 
पटना, बुधवार, 25 अप्रील 2012 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


अधिसूचना 

24 अप्रील 2012 
सं0 नि प्रा०/नि० 1 - 01/2011/ 4358 — चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम , 1935 की धारा - 14 ( क ) में किये गये 
संशोधन एवं सहकारिता विभाग , बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 1273 , दिनांक 
01. 03. 2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति , जो अधिक्रमित हैं या 
जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है , का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण , निदेशन एवं पर्यवेक्षण के 
अधीन कराया जाना है । 

__ और , चूंकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा तत्काल 334 मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का निर्वाचन कराने का 
निर्णय लिया गया है । 

और, चूंकि प्रत्येक मत्स्यजीवी सहयोग समिति में 1 ( एक ) अध्यक्ष , 1 ( एक ) मंत्री/ कोषाध्यक्ष तथा प्रबंधकारिणी 
कमिटी के 11 ( ग्यारह ) सदस्यों का निर्वाचन कराया जाना है , 

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम , 2008 की धारा - 4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम , 1935 ( यथा 
संशोधित , 2008 ) की धारा 14 क तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन 
प्राधिकार एतद् द्वारा तत्काल प्रथम चरण में परिशिष्ट - 1 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार परिशिष्ट - 2 में अंकित कुल 185 एवं 
द्वितीय चरण में परिशिष्ट -3 में अंकित कार्यक्रम के अनसार परिशिष्ट- 4 में अंकित कुल 149 मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के 
अध्यक्ष , मंत्री/ कोषाध्यक्ष एवं प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु , सविरोध निर्वाचन की स्थिति में , मतदान हेतु 
क्रमशः दिनांक 22.05. 2012 ( मंगलवार ) तथा दिनांक 03. 06 . 2012 ( रविवार ) की तिथियाँ नियत करता है तथा संबंधित 
मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के 
अधीन अपने - अपने मत्स्यजीवी सहयोग समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें । ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा 
अपनी अधिसूचना संख्या 600 दिनांक 15 मार्च, 2012 द्वारा मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट- ऑफ - तिथि 
31.12.2011 निर्धारित की गयी है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 25 अप्रील 2012 
दोनों चरणों के लिए संबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम 
के अनुसार दिनांक 28. 04 .2012 को संलग्न प्रपत्र -1 ( परिशिष्ट - 5 ) में सूचना निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे । 

दोनों चरणों के लिए मतदान का समय सुबह 7. 00 बजे से शाम 3. 00 बजे तक होगा । यह जिला निर्वाचन 
पदाधिकारी ( स. स. ) के विवेक पर छोड़ा जाता है कि मतगणना यथास्थिति दिनांक 22. 05. 2012 तथा 03. 06. 2012 को 
मतदान समाप्ति के पश्चात् उसी दिन सुविधानुसार अपराह्न 4 - 5 बजे से शुरू किया जाय या दूसरे दिन दिनांक 23. 05. 2012 

और दिनांक 04. 06. 2012 को सुबह 8 :00 बजे से शुरू की जाय । दिनांक 
22. 05 . 2012/ दिनांक 03 . 06. 2012 को मतगणना कराने पर मतदत्त मतपेटियों को सीधे मतगणना केन्द्र पर लाया जायेगा और 
कोई वज्रगृह बनाने की आवश्यकता नहीं होगी । किन्तु दूसरे दिन अर्थात् 24 .05.2012/ 04.06 .2012 को मतगणना कराये जाने 
की स्थिति में वज्रगृह की स्थापना की जायेगी तथा वज्रगृह में मतदत्त मतपेटियों को रखने , वज्रगृह को सील करने तथा दूसरे 
दिन वज्रगृह को खोलकर मतपेटियों को मतगणना केन्द्र पर ले जाने के समय की सूचना अनिवार्य रूप से सभी अभ्यर्थियों को 
लिखित रूप में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी । 

आदेश से , 
एन0 एस0 माधवन , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


तला 


गण 


परिशिष्ट - 1 
मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का निर्वाचन , 2012 


निर्वाचन कार्यक्रम 


प्रथम चरण 


(i) 


प्राधिकार की अधिसूचना 


24. 04. 2012 


(ii) निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा प्रपत्र - 1 में सूचना का प्रकाशन 


28. 04. 2012 ( शनिवार ) 


(iii ) | नामांकन की तिथि 


12. 05. 2012 ( शनिवार ) 


( iv ) | संवीक्षा की तिथि 


14. 05. 2012 ( सोमवार ) 


( v) अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि 


15 . 05 .2012 ( मंगलवार ) 


( vi ) | मतदान , अगर आवश्यक हो 


22. 05. 2012 ( मंगलवार ) 


( vii ) मतगणना 


22. 05.2012 की संध्या । 


23. 05.2012 ( बुधवार ) 


क्रमांक | जिला 


रोहतास 


2 


| कैमूर 


जहानाबाद 


4 


नवादा 


अरवल 


वैशाली 


पश्चिम 
चंपारण 
सीतामढ़ी 


बिहार गजट ( असाधारण ), 25 अप्रील 2012 

___ परिशिष्ट - 2 
मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का निर्वाचन , 2012 

प्रथम चरण का निर्वाचन 
प्रखंडों का नाम जहां मत्स्यजीवी सहयोग समितियां अवस्थित हैं 
1. करगहर , 2. काराकाट, 3. कोचस , 4. शिवसागर , 5. दिनारा , 6. तिलौथू , 
7. रोहतास , 8. राजपुर , 9. संझौली, 10. नौहट्टा, 11. अकोढ़ीगोला 
1. भगवानपुर, 2. रामपुर , 3. चैनपुर , 4. चांद , 5. मोहनियां, 6. दुर्गावती , 
7. कुदरा 
1. घोसी, 2. काको 
1. नारदीगंज , 2. रोह , 3. रजौली 
1. अरवल 
1. पटेढ़ी बेलसर , 2. वैशाली, 3. भगवानपुर, 4. गोरौल , 5. महुआ, 6. जन्दाहा , 
7. पातेपुर , 8. चेहराकलां, 9 . राजापाकर , 10. सहदेई बुजुर्ग , 11. देसरी , 12. बिदुपुर , 
13. राघोपुर 
1. नौतन , 2. योगापट्टी, 3. सिकटा, 4. मैनाटांड , 5. लौरिया , 6. भितहां , 

7. मधुबनी 
1. परसौनी , 2. सुप्पी , 3. रीगा, 4. मेजरगंज , 5. चरौत , 6. पुपरी , 7. नानपुर , 
8. बोखरा , 9. बाजपट्टी, 10. बथनाहा , 11. सुरसंड , 12 . परिहार, 13. सोनवर्षा, 
14. रून्नीसैदपुर 
1. सत्तर कटैया, 2. सौरबाजार , 3. नवहट्टा, 4. महिषी , 5. सिमरी बख्यितारपुर , 
6. सलखुआ , 7. बलमा इटहरी 
1 . किशनपुर , 2. सरायगढ़ भपटियाही, 3. त्रिवेणीगंज , 4. छातापुर 
1 . सिंहेश्वर , 2. कुमारखंड , 3. ग्वालापाड़ा , 4. उदाकिशनगंज , 5. आजमनगर , 
6. चौसा , 7. पुरैनी 
1. पूर्णियां पूर्व, 2. जलालगढ़ , 3. के. नगर, 4. डगरूआ, 5. अमौर , 6. धमदाहा , 
7. भवानीपुर 
1. टेढ़ागाछी , 2. कोचाधामन , 3. दिघलबैंक , 4. पोठिया 
| 1. जौकीहाट , 2. पलासी , 3. नरपतगंज 

1. कुरसेला , 2. समैली , 3. कटिहार , 4. दंडखोरा , 5. कोढ़ा , 6. मनसाही , 
7. आजमनगर , 8. बलरामपुर 
1. विद्यापतिनगर , 2. विभूतिपुर , 3. शिवाजीनगर, 4. कल्याणपुर , 5. वारिसनगर , 
6 . विथान , 7. खानपुर , 8. उजियारपुर 


8 


सहरसा 


10 
11 


सुपौल 
मधेपुरा 


| पूर्णियां 


| किशनगंज 

अररिया 
कटिहार 


15 


समस्तीपुर 


क्रमांक जिला 

17 | मधुबनी 


18 


सारण 


19 


सिवान 


गोपालगंज 
बांका 


बिहार गजट ( असाधारण ), 25 अप्रील 2012 

परिशिष्ट - 2 
प्रखंडों का नाम जहां मत्स्यजीवी सहयोग समितियां अवस्थित हैं 
1. पंडौल , 2. बाबूबरही , 3. राजनगर , 4. मधेपुर , 5. लखनौर , 6. अंधराठाढ़ी , 
7. फुलपरास , 8. खुटौना , 9. लौकही, 10. खजौली , 11. कलुआही, 12. लदनियां , 
13. बासोपट्टी 
1. अमनौर , 2. तरैया, 3. इसुआपुर , 4. मशरक , 5. पानापुर , 6. दरियापुर, 7. परसा , 8 . 
मकेर , 9. गड़खा, 10. बनियापुर, 11. लहलादपुर , 12. मांझी , 13. एकमा , 
14. जलालपुर , 15. नगरा । 
1. भगवानपुर, 2. गोरियाकोठी , 3. दरौंधा , 4. गुढ़नी , 5. आन्दर , 6. पचरूखी, 
7. हसनपुरा 
| 1. कुचायकोट , 2. थावे, 3. मांझा, 4. सिंघवलिया, 5. पंचढ़ेवरी , 6. फुलवरिया 
1. चान्दन , 2. कटोरिया , 3. रजौन , 4. धौरैया , 5. बाराहाट, 6. बेलहर, 
7. फुल्लीडुमर , 8. शंभुगंज 
1. तारापुर , 2. असरगंज , 3. संग्रामपुर, 4. टेटियाम्बर , 5. बरियारपुर , 6. मुंगेर सदर , 
7 . धरहरा 
| 1. घाटकुसुम्भा, 2. अरियरी , 3. चेवाड़ा, 4. शेखोपुर सराय 

1. सूर्यगढ़ा, 2. रामगढ़ चौक , 3. हलसी 
| 1. चकाई , 2. सोनो, 3. खैरा , 4. लक्ष्मीपुर 
| 1. चौथम, 2. मानसी , 3. अलौली 
1. चेरिया बरियारपुर, 2. खोदावन्दपुर , 3. छौड़ाही, 4. भगवानपुर, 5. वीरपुर , 
6. साहेबपुर कमाल , 7. डंडारी , 8. बेगुसराय , 9. बरौनी 


| मुंगेर 
शेखपुरा 
लखीसराय 
जमुई 
खगड़िया 


26 


बेगूसराय 


आदेश से , 
एन0 एस0 माधवन , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 25 अप्रील 2012 

परिशिष्ट - 3 


मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का निर्वाचन , 2012 


निर्वाचन कार्यक्रम 


द्वितीय चरण 


रण 


( i ) 


प्राधिकार की अधिसूचना 


- 


- 


| 24.04.2012 


( ii ) | निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा प्रपत्र - 1 में सूचना का 


28. 04. 2012 ( शनिवार ) 


प्रकाशन 


(iii ) | नामांकन की तिथि 


- - 


| 23.05. 2012 ( बुधवार ) 


(iv ) | संवीक्षा की तिथि 


24. 05 . 2012 ( गुरूवार ) 


( v) | अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि 


25.05.2012 ( शुक्रवार ) 


( vi ) मतदान , अगर आवश्यक हो 


03. 06.2012 ( रविवार ) 


(vii ) मतगणना 


03. 06. 2012 की संध्या । 


04.06. 2012 ( सोमवार ) 


बिहार गजट ( असाधारण ), 25 अप्रील 2012 

परिशिष्ट - 4 


मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का निर्वाचन , 2012 


द्वितीय चरण का निर्वाचन 


क्रमांक जिला 


पटना 


2 


नालन्दा 


प्रखंडों का नाम जहां मत्स्यजीवी सहयोग समितियां अवस्थित हैं 
1. पटना सदर , 2. फुलवारी शरीफ , 3. दनियावां , 4. पुनपुन , 5. बख्तियारपुर , 6. 
अथमलगोला , 7. बेलछी , 8. मोकामा , 9. पण्डारक 
1. बिहारशरीफ , 2. रहुई , 3. नूरसराय , 4. हरनौत , 5. अस्थावां , 6. बिन्द , 
7. सिलाव , 8. गिरियक , 9. हिलसा , 10 . एकंगरसराय , 11. परवलपुर , 
12. चंडी , 13 . थरथरी , 14. नगरनौसा, 15. इस्लामपुर 
1. आरा, 2. बड़हरा , 3. शाहपुर , 4. संदेश , 5. चरपोखरी , 6. उदवन्तनगर , 
7. पीरो , 8. तरारी 
1. बक्सर, 2. राजपुर , 3. डुमरांव 
1. विक्रमगंज , 2. सासाराम , 3. नोखा 


| 3 


भोजपुर 


बक्सर 


6 
7 


रोहतास 
कैमूर 
गया 


1 . भभुआ 
1 . गुरूआ, 2. शेरघाटी , 3. डोभी , 4. बाराचट्टी, 5. बोधगया, 6. टेकारी , 
7. कोंच , 8. नीमचक बथानी , 9. नगर, 10. बेलागंज , 11. मानपुर , 12. वजीरगंज 


जहानाबाद 


औरंगाबाद 


10 


नवादा 


11 


मुजफ्फरपुर 


13 


____ 12 वैशाली 

पश्चिम चंपारण 
14 सीतामढ़ी 
15 शिवहर 
16 सहरसा 
17 सुपौल 
18 मधेपुरा 

पूर्णियां 
किशनगंज 


1. मखदुमपुर 
1. नवीनगर, 2. देव 
1. हिसुआ, 2. वारसलीगंज 
1. सकरा, 2. मुरौल , 3. बंदरा , 4. बोचहां , 5. कुढ़नी , 6. मुशहरी , 7. कांटी , 
8. मरवन , 9. पारू , 10. सरैया , 11 . मोतीपुर , 12. साहेबगंज , 13. गायघाट , 

14. कटरा , 15. औराई , 16. मीनापुर 
| 1. हाजीपुर , 2. लालगंज , 3. महनार 

1. बेतिया , 2. चनपटिया , 3. नरकटियागंज , 4. बगहा -I , 5. बगहा - II , 6. रामनगर 
1. बेलसंड , 2. बैरगनिया , 3. डुमरा 
1. पुरनहिया 
1 . कहरा 
1. बसन्तपुर 
| 1. मधेपुरा , 2. मुरलीगंज 
1 . कसबा, 2. बनमनखी 
1. बहादुरगंज , 2. किशनगंज 


19 


बिहार गजट ( असाधारण), 25 अप्रील 2012 

परिशिष्ट - 4 


21 


क्रमांक | जिला 

| अररिया 
22 कटिहार 
23 दरभंगा 


24 


समस्तीपुर 
मधुबनी 
सारण 


26 


प्रखंडों का नाम जहां मत्स्यजीवी सहयोग समितियां अवस्थित हैं 
1. फारबिसगंज 
1. मनिहारी 
1. दरभंगा , 2. बहादुरपुर , 3. सिंघवाड़ा, 4. जाले , 5. बहेड़ी , 6. केवटी , 
7. ताराडीह , 8. मनीगाछी, 9. हनुमाननगर , 10. हायाघाट , 11. बेनीपुर , 
12. अलीपुर, 13. बिरौल , 14. घनश्यामपुर , 15. कीरतपुर , 16. गोड़ा बौराम , 
17. कुशेश्वरस्थान , 18. कुशेश्वरस्थान ( पूर्वी) 
1. समस्तीपुर , 2. दलसिंहसराय, 3. रोसड़ा 
| 1. रहिका, 2. जयनगर, 3. मधवापुर, 4. बेनीपट्टी, 5. हरलाखी 
| 1. मढ़ौरा , 2. दिघवारा , 3. छपरा सदर, 4. रिविलगंज , 5. महराजगंज , 
6. मैरवा , 7. सिवान सदर 
1. गोपालगंज , 2. बरौली 
1. सुल्तानगंज , 2. नाथनगर , 3. गोराडीह , 4. सबौर , 5. सन्हौला , 6. पीरपैंती , 
7. नारायणपुर, 8. बिहपुर , 9. खरीक , 10. नवगछिया 
1. अमरपुर 
1. खड़गपुर , 2. जमालपुर 
1. शेखपुरा , 2. बरबीघा 
| 1. जमुई, 2. झाझा 
1 . खगड़िया , 2. गोगरी 


27 


गोपालगंज 


भागलपुर 


बांका 


30 


| मुंगेर 


31 


32 
___ 33 


शेखपुरा 
जमुई 
खगड़िया 


आदेश से , 
एन0 एस0 माधवन , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 25 अप्रील 2012 

परिशिष्ट - 5 
मत्स्यजीवी सहयोग समिति निर्वाचन 

प्रपत्र - 1 
सूचना का प्रपत्र 


जिला .........................., प्रखंड ......................... के मत्स्य जीवी सहयोग समिति ................................. के अध्यक्ष, मंत्री / 
कोषाध्यक्ष एवं प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक ....... .................... को किया जाना है , 


मैं ............. 


..निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ : 


( निर्वाचन पदाधिकारी का नाम ) 


आम सूचना 


(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 13 है , जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है - 


पद 


निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 


1 . 
अध्यक्ष 
मंत्री । कोषाध्यक्ष 
प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य 


1 ( अनारक्षित ) 
1 ( अनारक्षित ) 
11 ( अनारक्षित ) 


(ii) नामांकन पत्र अधोहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय............ 

........ अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर 

( स्थान का नाम ) 
सकने की स्थिति में ......... 

............... को ............ 

....... पर दाखिल किया जा सकता 
( उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम ) 

( स्थान का नाम ) 
है । नामांकन पत्र दिनांक ....... 

........... 11 बजे पूर्वाह्र से 5 बजे अपराह तक प्रस्तुत किया जा सकता है । 
( नामांकन पत्र दाखिला की तिथि ) 
( iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक ........................... से दिनांक ............... 

स दिनाक ........................ तक ........ 
............... बजे से.. ................बजे तक प्राप्त किया जा सकता है । 
(iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक ....................... को... 

............ पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी । 

( स्थान का नाम ) 
( v ) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक ....................... को अपराह्न 2 बजे के पूर्व तक ........ 

... ... ... ... .. पर 

( स्थान का नाम ) 
दाखिल की जा सकती है । अभ्यर्थिता वापसी का तिथि एवं समय के बीत जाने के तुरंत बाद प्रतीक का विधिमान्य रूप से नामांकित 
सभी अभ्यर्थियों को प्राधिकार के निदेश के आलोक में निर्वाचन प्रतीक चिह्न का आवंटन भी किया जायेगा । 

( vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक..................... को ................बजे पूर्वाह्न से..................बजे अपराह्न तक 
होगा। 
( Vii) मतगणना दिनांक.................. को ................. बजे से........ 

................ पर की जायेगी । 
( स्थान का नाम ) 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर 


स्थान 
तिथि - 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 169-571+ 500 - डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


